निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


__ 3 कार्तिक 1938 ( श ) 
( संo पटना 936) पटना , मंगलवार , 25 अक्तूबर 2016 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचना 

10 जून 2016 
सं0 8 / आ0 ( राज0नि0 ) - 01 - 28 / 2016 - 2829 — श्री विनय कुमार, तत्कालीन अवर निबंधक , बहादुरगंज, 
(किशनगंज ) को बिहार उत्पाद अधिनियम ( संशोधन ) विधेयक 2016 के तहत शराब पीते हुए पकड़े जाने एवं न्यायिक 
हिरासत में भेजे जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 9 
( 2 ) ( क ) के तहत न्यायिक हिरासत में लिए जाने की तिथि के प्रभाव से निलंबित किया गया था , न्यायिक हिरासत से 
मुक्त होकर विभाग में दिनांक 26.05. 2016 को योगदान करने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या - 2828 दिनांक 
10. 06 . 2016 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया है । उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील), 2009 के 
नियम - 9 ( 3) (II ) के आलोक में नियम - 9 (1) ( क ) (ग ) के तहत पुनः निलंबित किया जाता है । 

2. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, पटना प्रमण्डल , पटना 
निर्धारित किया जाता है । 

3. निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के 
तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 
4. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अभय राज, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 936 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


